( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 254] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024--भाद्र 8, शक 4946 


लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, Tey भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2024 
क्र. # --000i—2024-AfS-Uas— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित 
संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ — 
संशोधन 
उक्त नियमों में,-- 
() सम्पूर्ण नियमों में, शब्द “चिकित्सा शिक्षा” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द 
“लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा” स्थापित किए जाएं। 


2) अनुसूची-एक “द” में, अनुक्रमांक 8 एवं 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखिल अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातू:- 


अनुक्रमाँक पद का नाम i पद की | वर्गीकरण | Raw 
oe 
~ 2 ः @) @ | 6) 

"8. सहायक प्राध्यपक | 24 | प्रथम-श्रेणी | सातवे वेत्तनमान का daa 
(कम्युनिटी मेडिसिन) Sea एकेडमिक 

9. सहायक प्राध्यापक 6 — तदैव - - तदैव -- ।”। 
(कम्युनिटी मेडिसिन 
सांख्यिकीविद) 

॥ = = a | “न 


508 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024 


No. Fl-l-000-2024-Medi-XVH. 


In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 


of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, 


hereby, makes the following further amendments in the Madhya 
Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 


2023, namely :- 


In the said rules,- 


AMENDMENTS 


(0) Throughout the rulcs, for the words, “Medical Education”, 
wherever they occur, the words, “Public Health and Medical 
Education” shall be substituted. 


(2) In Schedule-I “D”, for serial numbers 8 and 9 and entrics 


relating thereto, the following scrial numbers and entries 


relating thereto shall be substituted, namely:- 


S. | Name of Posts 


१00) (2) 

'“8, | Assistant Professor 
| (Community 
Medicine) 


9. | Assistant Professor 
| (Community 


|_| Medicine-Statistician) 


the Posts | 
(3) 


24 


| Number of | Classification | 


(4) 
Class-I 


-00- 


Remarks 


| 


। 
(5) 

Pay of VII 

Pay Scale 

Rs. 68,900/- 

Academic 

Level-i! 


-do-.”. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


सुरभि गुप्ता, सचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


